निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


30 माघ 1935 ( श ० ) 
संख्या 08 पटना , बुधवार , 

19 फरवरी 2014 ( ई ० ) 

विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-11 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश। 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

12-13 भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


और 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


न्यायालय 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


सूचनाएं 


सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


14-16 


2 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 फरवरी 2014 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-739 / वा 0 कर - श्री ब्रज किशोर पचेरीवाल , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), 
मगध प्रमंडल , गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ०पत्रा0-24-04 / 2014-740 / वा 0 कर - श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय , 
वसूली कोषांग , पटना अगले आदेश तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल , पटना के पद के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-741 / वा ० कर — श्री संतोष कुमार सिन्हा, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), 
केन्द्रीय प्रमंडल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), दरभंगा प्रमंडल , 
दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-742 / वा 0 कर - श्री सच्चिदानन्द झा , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, ( अपील ), 
पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल , पटना अगले आदेश तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), केन्द्रीय प्रमंडल , पटना के 
पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-743 / वा ० कर - श्री विरेन्द्र कुमार, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर 
प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-744 / वा ० कर - श्री सुधीर कुमार, वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त , पटना दक्षिणी 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, (प्रभारी) खगड़िया अंचल , 
खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-745 / वा ० कर - श्री मनोज कुमार वर्मा, वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त, 
फारबिशगंज अंचल , फारबिशगंज को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , (प्रभारी) 
जहानाबाद अंचल, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-746 / वा 0 कर - श्री शिवेन कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
पूर्णियॉ अंचल, पूर्णियॉ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल , दानापुर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-747 / वा ० कर - श्री संजीत कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना 
पश्चिमी अंचल , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-748 / वा ० कर - श्री अरूण कुमार सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
तिरहुत प्रमंडल , अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-749 / वा 0 कर — श्री राजेश कुमार सिन्हा, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पूर्णियाँ 
अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-750 / वा 0 कर - श्री गोपाल नारायण प्रसाद सिन्हा, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
( प्रभारी) रक्सौल अंचल , रक्सौल को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, 
पश्चिम चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-751 / वा 0 कर - श्री प्रशान्त कुमार झा , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
दानापुर अंचल, दानापुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त, मगध प्रमंडल, अन्वेषण 
ब्यूरो, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


3 


सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-752 / वा 0 कर - श्री अभिक अवतंश , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, 
पटना दक्षिणी अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , मगध प्रमंडल , 
अन्वेषण ब्यूरो, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-753 / वा ० कर - श्री मुकेश कुमार वर्मा, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार 
अंचल , कटिहार को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल , 
मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-754 / वा ० कर - श्री सुनील कुमार जायसवाल , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, केन्द्रीय प्रमंडल , अन्वेषण ब्यूरो, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
( प्रभारी) रक्सौल अंचल, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-755 / वा 0 कर - श्री मणिन्द्र कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
पटना उत्तरी अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त ( अंकेक्षण ) कार्यालय, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-756 / वा ० कर - श्री अशर्फी लाल विधार्थी, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, पटना पूर्वी प्रमंडल , अन्वेषण ब्यूरो, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण) कार्यालय, पूर्णियॉ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-757 / वा 0 कर - श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय 
प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण) कार्यालय , भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-758 / वा ० कर - श्री कार्तिक कुमार सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, पटना विशेष अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ) कार्यालय, सारण प्रमंडल, सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-759 / वा ० कर - श्री राजीव रंजन , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटना सिटी 
पश्चिमी अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त ( अंकेक्षण) कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-760 / वा 0 कर श्री कैसर तौहीद, वाणिज्य कर पदाधिकारी, तिरहुत एवं सारण 
प्रमंडल, ( अन्वेषण ब्यूरो), मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना मध्य 
अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-761 / वा 0 कर श्रीमती प्रेमलता शर्मा, वाणिज्य - कर पदाधिकारी , अंकेक्षण, पटना 
को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, खगड़िया अंचल, खगड़िया के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-762 / वा ० कर - सुश्री आफॅशा अजीम, वाणिज्य कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, पटना 
को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-763 / वा ० कर - श्री एस 0 एम 0 इरशाद आरिफ , वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना 
विशेष अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, गया अंचल , गया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-764 / वा 0 कर - श्री हिरेन्द्र कुमार , वाणिज्य कर पदाधिकारी, खगड़िया अंचल , 
खगड़िया को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-765 / वा 0 कर - श्री पंकज कुमार प्रसाद, वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो , 
पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो , 
पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-766 / वा 0 कर - सुश्री कंचन बाला, वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, पटना 
पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, गया के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-767 / वा 0 कर- श्री योगेन्द्र प्रसाद, वाणिज्य कर पदाधिकारी अन्वेषण ब्यूरो, पटना 
पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, पूर्णिया के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि० पत्रा0-24-04 / 2014-768 / वा 0 कर - श्री अनुप कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, पटना 
पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर पदाधिकारी, दालकोला चेक 
पोस्ट , पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


4 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-769 / वा ० कर - श्री अरविन्द झा , वाणिज्य कर पदाधिकारी , पटना मध्य अंचल , 
पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, दालकोला चेक पोस्ट, पूर्णियाँ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-770 / वा ० कर - श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय, वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण 
ब्यूरो, पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-771 / वा 0 कर - श्री शरत चन्द्र, वाणिज्य कर पदाधिकारी, बिहारशरीफ अंचल , 
बिहारशरीफ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना पश्चिमी अंचल, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-04 / 2014-772 / वा 0 कर - श्री यतीन कुमार सुमन, वाणिज्य कर पदाधिकारी , पटना विशेष 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, जहानाबाद अंचल , जहानाबाद के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / वि ०पत्रा0-24-04 / 2014-773 / वा 0 कर — श्री संजय कुमार वर्मा, वाणिज्य कर पदाधिकारी, तेधड़ा अंचल , 
तेधड़ा को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर पदाधिकारी, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू 
3. स्थानान्तरित पदाधिकारी अपने पूर्व के पदस्थापन से तत्काल प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे तथा वे उक्त 
कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी को अपना प्रभार तात्कालीक रूप से सौप देगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


होगा । 


11 फरवरी 2014 
सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-774 / वा ० कर - श्री संजय कुमार मावडिया, वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, पाटलीपुत्रा 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय , प्रशिक्षण कोषांग , पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-775 / वा ० कर - श्री कुमार उदय शंकर श्रीवास्तव, वाणिज्य - कर उपायुक्त, प्रभारी, 
पटना दक्षिणी अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , मुख्यालय, प्रशिक्षण कोषांग , 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-776 / वा 0 कर - श्री विश्वनाथ पासवान, वाणिज्य - कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा 
प्रमंडल , दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, प्रशिक्षण कोषांग, पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-777 / वा 0 कर - श्री अरूण कुमार मिश्र, वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, पटना विशेष 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, प्रशिक्षण कोषांग , पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0प0-30-02 / 2013-778 / वा ० कर - श्री अजय कुमार , वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल , 
पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0प0-30-02 / 2013-779 / वा ० कर - श्री राजेश कुमार सिंह, वाणिज्य कर उपायुक्त, अंकेक्षण, पटना को 
स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता 


है । 


सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-780 / वा 0 कर - डा 0 सुनील कुमार , वाणिज्य कर उपायुक्त , अंकेक्षण , पटना को 
स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-781 / वा 0 कर - श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, वाणिज्य कर उपायुक्त प्रभारी, शाहाबाद 
अंचल, आरा को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय , बिहार, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-782 / वा ० कर - श्री सतीश कुमार सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, हाजीपुर 
अंचल, हाजीपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, पटना विशेष अंचल, पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-783 / वा ० कर - डा 0 मोहनाथ मिश्र, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, वाणिज्य कर 
मुख्यालय, टी 0 आर0 यू 0, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, पाटलीपुत्रा 
अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


5 


कदम 


सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-784 / वा 0 कर - श्री रामाघार सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, भागलपुर 
प्रमंडल , अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, पटना पश्चिमी 
अंचल , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-785 / वा ० कर - श्री संजय कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पूर्णियाँ अंचल , 
पूर्णियाँ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, गांधी मैदान अंचल , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-786 / वा 0 कर - श्री अनिल कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त, समेकित जॉच चौकी, 
जलालपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-787 / वा ० कर श्री वरूण कुमार सिकदार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , 
मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, 
कुऑ अंचल , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-788 / वा ० कर - श्री शैलेन्द्र कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर 
पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, पटना सिटी पूर्वी 
अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-789 / वा ० कर - श्री शशि शेखर सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, सिवान 
अंचल , सिवान को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त प्रभारी, पटना सिटी पश्चिमी अंचल, 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-790 / वा ० कर – श्रीमती उर्मिला कुमारी, नवप्रोन्नत 

वाणिज्य - कर उपायुक्त, 
जहानाबाद अंचल, जहानाबाद को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, दानापुर अंचल , 
दानापुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-791 / वा 0 कर - श्री नन्द किशोर राज , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, भभुआ 
अंचल , भभुआ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त, प्रभारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-792 / वा ० कर - श्री सुभाष चन्द्र झा , नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त, कर्मनाशा 
जाँच चौकी, भभुआ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, शाहाबाद अंचल, आरा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0प0-30-02 / 2013-793 / वा 0 कर - श्री अमिताभ मिश्रा, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, दानापुर 
अंचल , दानापुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, बिहारशरीफ अंचल , बिहारशरीफ 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-794 / वा ० कर - श्री आनन्द झा , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, समेकित जॉच 
चौकी रजौली, को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-795 / वा 0 कर - श्री राम प्रसाद राम, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , पटना मध्य 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त, प्रभारी, भभुआ अंचल, भभुआ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-796 / वा ० कर - श्री किशोर कुमार सिन्हा, नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त, पटना 
उत्तरी अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग , मुख्यालय , 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-797 / वा ० कर - श्री आदित्य नारायण , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, समेकित 
जॉच चौकी, दालकोला को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, नवादा अंचल, नवादा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-798 / वा 0 कर - श्री राजेश कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना विशेष 
अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / प ० प०-30-02 / 2013-799 / वा 0 कर - श्री कमल कान्त चौधरी, नवप्रोन्नत 

वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी , सिवान 
अंचल , सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-800 / वा ० कर - श्री श्याम नारायण सिंह , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , 

समेकित 
जॉच चौकी, जलालपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, गोपालगंज अंचल, 
गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


6 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-801 / वा ० कर - श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, 
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, वाणिज्य कर मुख्यालय, बिहार , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
प्रभारी , मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013- 802 / वा ० कर - श्री संजय कुमार पंसारी, नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त , कदम 
कुऑ अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013- 803 / वा ० कर - श्री संतोष कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना सिटी 
पश्चिमी अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, सीतामढ़ी अंचल , 
सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013- 804 / वा 0 कर - श्री सुरेश चौधरी, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना पूर्वी 
प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, मोतीहारी अंचल , 
पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013- 805 / वा 0 कर - श्री कामता प्रसाद शर्मा, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, बाढ़ 
अंचल , बाढ़ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, बगहा अंचल, पश्चिमी चम्पारण के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-806 / वा ० कर - श्री प्रभात कुमार वर्मा, नवप्रोन्नत 

वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
लखीसराय अंचल, लखीसराय को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, दरभंगा अंचल, 
दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-807 / वा 0 कर - श्री प्रणव बोध रूगटा, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना 
दक्षिणी अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, समस्तीपुर अंचल , 
समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013- 808 / वा 0 कर - श्री विनोद कुमार , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, मुंगेर अंचल , 
मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, मधुबनी अंचल , मधुबनी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-809 / वा ० कर - श्री अशोक कुमार शर्मा, वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, पटना 
पश्चिमी अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त प्रभारी, सहरसा अंचल , सहरसा 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-810 / वा ० कर - श्री शशिभूषण कुमार , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त झंझारपुर 
अंचल , झंझारपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, मधेपुरा अंचल , मधेपुरा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0प0-30-02 / 2013-811 / वा 0 कर - श्री अजीत कुमार सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, अंकेक्षण, 
पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, फारबिसगंज, अंचल, फारबिसगंज के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-812 / वा ० कर - डा 0 श्यामा कान्त झा , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त , प्रभारी, 
किशनगंज अंचल , किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-813 / वा ० कर - श्री विपीन कुमार सिंह , नवप्रोन्नत 

वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, मुंगेर अंचल, मुंगेर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-814 / वा ० कर - श्री शशि रंजन कुमार , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , समेकित 
जॉच चौकी, जलालपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, जमुई अंचल , जमुई के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-815 / वा ० कर - श्री विजय कुमार सिंह , नवप्रोन्नत 

वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ) का कार्यालय, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर 
उपायुक्त वाणिज्य कर मुख्यालय , टी 0 आर0 यू 0, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / प ० प०-30-02 / 2013-816 /वाकर - मो ० सदरूल ओला खॉ . नवप्रोन्नत 

वाणिज्य कर उपायुक्त, 
बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर मुख्यालय , 
टी 0 आर0 यू0, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-817 / वा 0 कर - श्री ध्रुव कुमार मिश्र, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, गया अंचल , 
गया को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त डोभी जॉच चोकी, गया के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


7 


सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-818 / वा0 कर - श्री शंभू कुमार सिंह , नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त, भागलपुर 
अंचल , भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त डोभी जॉच चौकी, गया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-819 / वा 0 कर - श्री जीवन अग्रवाल, वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, गांधी मैदान 
अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त कर्मनाशा जाँच चौकी, भभुआ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-820 / वा 0 कर - श्री सियाराम कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, पाटलीपुत्रा 
अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त कर्मनाशा जाँच चौकी, भभुआ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-821 / वा 0 कर - श्री शारदा नन्द झा , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना सिटी 
पश्चिमी अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अंकेक्षण) का कार्यालय, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-822 / वा 0 कर - श्री प्रमोद कुमार गुप्ता , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना 
मध्य अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त पूर्णियाँ अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियॉ के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0प0-30-02 / 2013-823 / वा ० कर - श्री उमानन्द चौधरी, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , समेकित 
जॉच चौकी, रजौली को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त केन्द्रीय प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो , 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-824 / वा 0 कर – श्रीमती विमला कुमारी, नवप्रोन्नत 

वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त सारण 
प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-825 / वा 0 कर – श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसाद, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना 
पश्चिमी अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त मगध प्रमंडल , अन्वेषण ब्यूरो, गया 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-826 / वा ० कर - श्री विपीन कुमार झा , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, दानापुर 
अंचल को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त भागलपुर प्रमंडल , अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-827 / वा 0 कर - श्री विश्वकान्त तिवारी, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, तिरहुत 
प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त दरभंगा प्रमंडल, 
अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-828 / वा ० कर - श्री कृष्ण कान्त गुप्ता, वाणिज्य कर उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, 
मुख्यालय, टी 0 आर0 यू 0, बिहार , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, वाणिज्य - कर 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ) का कार्यालय, केन्द्रीय प्रमंडल , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-829 / वा 0 कर - श्री उदय कुमार सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, सासाराम 
अंचल , सासाराम को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, गया अंचल, गया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-830 / वा 0 कर - श्री राजेश कान्त झा , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, दरभंगा 
अंचल , दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण) 
का कार्यालय, पटना पूर्वी प्रमंडल , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-831 / वा ० कर — श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त, मोतीहारी 
अंचल , मोतीहारी को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अंकेक्षण) का कार्यालय, सारण प्रमंडल , सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-832 / वा 0 कर - श्री विश्वनाथ महतो, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण 
ब्यूरो, पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) का कार्यालय, सारण प्रमंडल , सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013- 833 / वा 0 कर श्रीमती सुनीता कुमारी, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, अंकेक्षण , 
पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण) का 
कार्यालय, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-834 / वा ० कर - श्री नागेन्द्र चौधरी, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, कर्मनाशा जाँच 
चौकी, भभुआ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ) 
का कार्यालय, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


8 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


- 


सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-835 / वा 0 कर - श्री गुप्तेश्वर प्रसाद, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , मुजफ्फरपुर 
पश्चिमी अंचल , मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त, समेकित जाँच चौकी, 
रजौली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-836 / वा ० कर - श्री मोती लाल, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, भागलपुर अंचल , 
भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, समेकित जॉच चौकी, रजौली के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-837 / वा 0 कर - श्री अच्छे लाल प्रसाद , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , अंकेक्षण, 
पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, समेकित जॉच चौकी, जलालपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-838 / वा ० कर - श्री सजन कुमार रूंगटा, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पटना 
पश्चिमी अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , समेकित जाँच चौकी, 
सोहनीपट्टी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-839 / वा ० कर - श्री विजयमल प्रसाद सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , पटना 
पश्चिमी अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अंकेक्षण) का कार्यालय , भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-840 / वा 0 कर - श्री अशोक कुमार झा , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , 
वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, वसूली 
कोषांग, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-841 / वा 0 कर - श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त, पटना 
सिटी पूर्वी अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, वसूली कोषांग, मगध प्रमंडल , 
तिरहुत एवं सारण प्रमंडल मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0प0-30-02 / 2013-842 / वा 0 कर - श्री गिरिजानन्द दास, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, कर्मनाशा 
जाँच चौकी, भभुआ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, वसूली कोषांग, पूर्णिया प्रमंडल, 
पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-843 / वा ० कर - श्री रामजी रविदास, नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त, कर्मनाशा 
जॉच चौकी, भभुआ को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अंकेक्षण ) का कार्यालय, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0 प0-30-02 / 2013-844 / वा ० कर - श्री सच्चिदानन्द शर्मा, नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त, पटना 
विशेष अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, आर्थिक अन्वेषण इकाई, 
वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-845 / वा ० कर — श्री ज्योतिन्द्र कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, पाटलीपुत्रा 
अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य कर 
विभाग , मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-846 / वा ० कर - श्री नन्द किशोर सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, गाँधी 
मैदान अंचल , पटना को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, आर्थिक अन्वेषण इकाई, 
वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-847 / वा 0 कर - श्री मृणाल कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, किशनगंज 
अंचल, किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, वाणिज्य कर 
विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प 0प0-30-02 / 2013-848 / वा ० कर - श्री कमलेश कुमार विभूति , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त, 
खगड़िया अंचल , खगड़िया को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रशिक्षण प्रकोष्ठ , 
वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-849 / वा 0 कर - श्री प्रकाश चन्द्र झा, नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर उपायुक्त, रजौली जॉच 
चौकी, को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य - कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, वाणिज्य कर विभाग , 
मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / प0 प0-30-02 / 2013-850 / वा 0 कर - श्री सुनील कुमार सिंह, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर उपायुक्त , जलालपुर 
जाँच चौकी को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, वाणिज्य कर विभाग , 
मुख्यालय , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से 


। 


लागू 


होगा । 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


9 


3 . 


। 


स्थानान्तरित पदाधिकारी अपने पूर्व के पदस्थापन से तत्काल प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे तथा वे 
उक्त कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी को अपना प्रभार तात्कालीक रूप से सौप देगें 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 


गृह विभाग 


स्वीकृत ग्रेड 


1 


2 


4 


2 . 


अधिसूचना 

27 जनवरी 2014 
सं ० के 0 / कारा / वि 0 प 0 प्र0-19 / 2004-21 - वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.13 के आलोक में 
विभागीय अधिसूचना संख्या 33 दिनांक 28.02.13 द्वारा प्रोबेशन सेवा संवर्ग के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों / प्रोबेशन 
पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त “ रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 ” में निहित प्रावधानों के 
तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित तिथि से स्वीकृत ग्रेड वेतन में द्वितीय रूपान्तरित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी 
गई थी । वित्त विभाग के पत्रांक -5152 (वि ० ) दिनांक 21.05.13 के आलोक में नीचे अंकित प्रधान प्रोबेशन 
पदाधिकारियों / प्रोबेशन पदाधिकारियों को स्तम्भ -3 में द्वितीय रूपान्तरित वृत्त उन्नयन की देय तिथि को स्तम्भ -4 में अंकित 
द्वितीय रूपान्तरित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि संशोधित की जाती है । 
क्र ० पदाधिकारियों का नाम / पदनाम / वेतन द्वितीय रूपांतरित वृत्ति द्वितीय रूपांतरित वृत्ति 
बैंड एवं ग्रेड वेतन / कार्यालय का नाम 

उन्नयन 

उन्नयन 
देय तिथि स्वीकृत देय तिथि 
ग्रेड वेतन 

वेतन 
3 

5 

6 
1 . 

श्री लियोनार्ड तिर्की, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 01.01.2009 5400 01.01.2009 5400 
वेतन बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4800 , 
जिला प्रोबेशन कार्यालय, पूर्णिया 
श्री मृत्युजंय कुमार, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी , 01.01.2009 5400 01.01.2009 5400 
वेतन बैंड -2 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4800 , 
जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेगुसराय 

श्री राम सुरेश प्रसाद साह, प्रोबेशन पदाधिकारी , 25.07.2012 4800 25.07.2010 4800 
वेतन बैंड -2 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4600 , 

अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, नवगछिया 
4 . 

श्री बैजनाथ झा , प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन बैंड-2 21.07.2012 4800 21.07.2010 4800 
9300-34800, ग्रेड वेतन 4600, अनुमंडल प्रोबेशन 
कार्यालय, रोसड़ा 
श्री शमीमुल अहसन अहमद , प्रोबेशन पदाधिकारी, 18.07.2012 4800 18.07.2010 4800 
वेतन बैंड -2 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4600 , 
अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, पटना सिटी 
श्री अखिलेश कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 12.09.2012 4800 12.09.2010 4800 
बैंड-2 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600, अनुमंडल 
प्रोबेशन कार्यालय, भभुआ 
श्रीमती किरण कुमारी , प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, 01.01.2009 4800 01.01.2009 

4800 
वेतन बैंड -2 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4600 , 

जिला प्रोबेशन कार्यालय, सीतामढ़ी 
8 . श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रधान प्रोबेशन 26.07.2012 4800 26.07.2010 4800 

पदाधिकारी , वेतन बैंड -2 9300-34800, ग्रेड वेतन 

4600, जिला प्रोबेशन कार्यालय, पटना 
9 . 

श्री राजीव रंजन कर्ण, प्रोबेशन पदाधिकारी, वेतन 25.07.2012 4800 25.07.2010 4800 
बैंड-2 9300-34800 , ग्रेड वेतन 4600, अनुमंडल 
प्रोबेशन कार्यालय, बांका 


3 . 


5 . 


6 . 


7 . 


2. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटियां / पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित आदेश को 
रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी । 


10 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


3. उक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव , गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0) -अस्पष्ट, अपर सचिव - सह -निदेशक ( प्र ०) । 


गृह विभाग 


( अभियोजन निदेशालय ) 


अधिसूचना 

3 फरवरी 2014 
सं ० अ ० नि ० (01) 11 / 2011 / स्था0-129 बिहार अभियोजन सेवा 

संवर्ग के 
निम्नलिखित जिला अभियोजन 

जिला अभियोजन पदाधिकारियों (PB 3 + GP 7600 ) को प्रमंडलीय अभियोजन 
पदाधिकारी ( PB4 + GP 8700 ) के संवर्गीय प्रोन्नति के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती 
है तथा स्तंभ -5 में उल्लेखित स्थान पर इन्हें पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० जिला अभियोजन पदाधिकारी 

वर्तमान 

प्रमंडलीय प्रमंडलीय अभियोजन 
का नाम वरीयता क्रमांक 

पदस्थापन 

अभियोजन पदाधिकारी के रूप 
पदाधिकारी के में पदस्थापन का 
पद पर प्रोन्नति 

स्थान 

की तिथि 
2 

3 4 

5 
श्री भोलानाथ सिंह 

गया पदभार ग्रहण की 

भागलपुर प्रमंडल , 
05/2013 

तिथि से 

भागलपुर 
2 श्री रामसुन्दर दास 

औरंगाबाद पदभार ग्रहण की | मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर 
06/2013 

तिथि से 
3 श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह 

समस्तीपुर पदभार ग्रहण की दरभंगा प्रमंडल , 
07/2013 

तिथि से 

दरभंगा 
श्री सुजीत कुमार सिन्हा 

जहानाबाद पदभार ग्रहण की तिरहुत प्रमंडल , 
08/2013 

तिथि से 

मुजफ्फरपुर 
5 श्री नवल किशोर प्र ० विद्यार्थी 

पदभार ग्रहण की सारण प्रमंडल , छपरा 
09/2013 

तिथि से 


1 


-- 


4 


पूर्णियाँ 


2. उक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद के वेतनमान का वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर 
प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 
आमिर सुबहानी , प्रधान सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 फरवरी 2014 
सं० वन विविध -01 / 2011-384 / प0 व0 - विभागीय अधिसूचना सं0 1708 , दिनांक 09.05.2013 को विलोपित करते 
हुए बिहार राज्य विवाचन नीति, 2011 की कंडिका- 2.4( बी 0) के तहत विभाग में विधिक मामलों में अनुश्रवण एवं समीक्षा के 
लिए श्री रत्नेश झा , उप - सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग को इस विभाग के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


5 फरवरी 2014 
सं ० वन विविध -01 / 2011-383 / प 0 व 0 - विभागीय अधिसूचना सं 0 1706, दिनांक 08.05.2013 को विलोपित 
करते हुए 

बिहार राज्य विवाचन नीति 2011 (बिहार स्टेट लिटिगेशन पौलिसी-2011) की कंडिका 2.1 के तहत विभाग में 
विधिक मामलों में अनुश्रवण एवं प्रभावकारी प्रबंधन हेतु श्री रत्नेश झा, उप – सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग को इस विभाग के 
लिए नोडल पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


11 


पर्यटन विभाग 


कार्यालय आदेश 

30 जनवरी 2014 
सं 0 पर्य ०वि ० स्था ० 87/2005 का ० आ ० सं ० 10 - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अतंर्गत श्री राम किशोर 
मिश्र, संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग को पर्यटन विभाग का लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त हैं । 
इस प्रसंग में पूर्व का आदेश संख्या 46 दिनांक 20.06.2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

आदेश से , 
( ह ० )-अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


2 
3 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 48-571 + 150 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


गन्ना उद्योग विभाग 


1 


कार्यालय आदेश 

6 फरवरी 2014 
सं ० वि ० उ०-02-13 / 2011-303-CWJC No. -22809/2013 हरिनगर सुगर मिल लि ० हरिनगर बनाम राज्य 
सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.12.2013 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय 
आदेश संख्या 2120, दिनांक 25.10.2013 द्वारा बगहा चीनी मिल से सम्बद्ध और आरक्षित निम्नांकित 12 ग्राम को हरिनगर 
मिल से संबद्ध एवं आरक्षित किया जाता है । 

क्रमांक ग्राम का नाम 

थाना संख्या 
2 

3 
1 परसौना 

274 
2 बडहारा 

411 
3 बैरिया 

410 
4 मोराडीह 

412 
5 चिलवनिया 

413 
6 भितहा 

114 
7 चन्दरपुर 

415 
8 मछहाअलियास दुबहा 

417 
9 टोलाडीह पकड़ी 

416 
10 खेराटोला 

272 
11 मुईघरवा 

418 
सेमरबारी 

276 


12 


हरिनगर सुगर मिल प्रबंधन को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त 12 ( बारह ) गावों के गन्ना कृषकों के गन्ना उपज 
का विधिवत् क्रय जारी रखा जाय । 

आदेश से . 
चितरंजन सिंह, ईखायुक्त, बिहार । 


उद्योग निदेशालय 


आदेश 

29 नवम्बर 2013 
सं ० सं० 1 / उ० नि ० नियुक्ति अनुकम्पा– 06 / 08-5165 - समान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या 13293, 
दिनांक 15.10.1991 एवं पत्रांक 2822 , दिनांक 27.04.1995 के अनुसार जिला अनुकम्पा समिति वैशाली के ज्ञापांक 15 मु ० , 
दिनांक 19.03.13 के क्रमांक 10 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं उद्योग निदेशालय, बिहार की उप अनुकम्पा समिति की बैठक 
दिनांक 08.08.13 के क्रमांक 2 स्थित अनुशंसा के आलोक में श्री चन्दन कुमार, पिता - स्व ० सियाशरण प्रसाद, भूतपूर्व रात्रि 
प्रहरी, आदर्श काष्ट कर्मशाला, हाजीपुर, वैशाली को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदनाम, वेतनमान एवं कार्यालय में समय 
समय पर सरकार द्वारा मिलने वाले भत्ते एवं अन्य अनुमान्य भत्तों पर अस्थायी रूप से उनके योगदान की तिथि से निम्नांकित 
शर्त के साथ अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


w 


मृत सरकारी सेवक के आश्रित का नाम एवं 


पदनाम 


क्र ० 
सं ० 


वेतनमान 


पता 


कार्यालय का नाम जहाँ 
नियुक्त का पदस्थापित 
किया गया । 

5 
जिला उद्योग केन्द्र, 

पटना । 


1 


2 


1 


3 
आदेशपाल 
सह रात्रि प्रहरी 


श्री चन्दन कुमार, पिता स्व ० सियाशरण 
प्रसाद, भूतपूर्व रात्रि प्रहरी, आदर्श काष्ट 
कर्मशाला, हाजीपुर, वैशाली, सम्प्रति 
ग्राम - मकनपुर, पो ० - बड़ारा , थाना - नूरसराय , 
जिला - नालन्दा । 


4 
वेतन वैण्ड 
5200-20200 / 
ग्रेड पे 1800 / 


2. शर्त निम्नलिखित है: 
( क ) इनकी नियुक्ति अस्थायी है और बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 
( ख ) पदभार ग्रहण करते समय इन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक / चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 

प्रस्तुत करना होगा । 
( ग ) पदभार ग्रहण करते समय इन्हें किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा । 
( घ ) पदभार ग्रहण करते समय घोषणा - पत्र देना होगा कि शादी में किसी प्रकार का तिलक - दहेज का लेनदेन 

नहीं करेंगे । 
3. पदभार ग्रहण करते समय निम्न घोषणा देना होगा । 
मैं माता / पिता का नाम . 

पदनाम 
पता.. 
घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मृत सरकारी सेवक .. 

आश्रित परिवार का 
भरण पोषण करूँगा / करूँगी । मै । इस बात की भी घोषणा करता / करती हूँ । कि मुझे इस बात की जानकारी है 
कि मृतक के आश्रित परिवार के देख - भाल में किसी प्रकार की त्रुटिहोने पर नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा मेरी 
सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 

दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षर, पूरा नाम नियुक्त कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं पता 


। 


1 . 
2 . 


4 . 


यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण –पोषण में किसी 
प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 

जाएगी । 
5. यदि किसी समय यह तथ्य प्रकट होता है कि गलत एवं कागजातों के आधार पर अनुकम्पा आधारित नियुक्ति 

प्राप्त की गयी है तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 
6. योगदान देते समय कार्यालय प्रधान के समक्ष सभी मूल प्रमाण - पत्र प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा योगदान स्वीकृत 

नहीं किया जायेगा । उसकी जाँच कर ली जाय । 
पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर योगदान सुनिश्चित करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त 

समझा जायेगा । 
8. इस मामले में राज्य में प्रवृत नई पेंशन योजना लागू होगी । 
9. यह नियुक्ति जिला अनुकम्पा समिति वैशाली के ज्ञापांक 15 मु ० दिनांक 19.03.13 के क्रमांक 10 पर अंकित 

अनुशंसा के आलोक में की जा रही है । 
10. शैक्षणिक प्रमाण -पत्र के संदर्भ में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कारण – पृच्छा प्राप्त कर नियुक्ति रद्द कर दी 

जायेगी । 
11. आदेश ज्ञापांक 4470 दिनांक 03.10.13 को निरस्त समभा जाय । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उद्योग निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 48-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

7 फरवरी 2014 
सं ० स्था०-03-13 / 1990-322 - श्री सुधाकर 

पाण्डेय, तत्कालीन विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज सम्प्रति विशेष 
ईख पदाधिकारी , पटना ( प्रतिनियुक्त मुख्यालय) को विभागीय अधिसूचना संख्या 361 दिनांक 04.03.2009 द्वारा निगरानी 
अन्वेषण ब्यूरो, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा गठित धावा दल द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के आरोप में गिरफ्तार कर 
न्यायिक हिरासत में लिए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 9 ( 2)( क ) 
के प्रावधानों के तहत् गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 19.02.2009 के प्रभाव से निलम्बित किया गया । 

2. श्री सुधाकर पाण्डेय द्वारा उक्त मामले में जमानत पर रिहा होने के उपरांत दिनांक 15.09.2009 को विभाग में 
योगदान देने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 9(3)(1) के प्रावधानों के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या 1025 
दिनांक 29.06.2009 के द्वारा उनके योगदान को स्वीकृत करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया । 

3. श्री सुधाकर पाण्डेय , तत्कालीन विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज को निलम्बन से मुक्ति के उपरांत उनके 
विरूद्ध लगाये गये आरोपों के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासकि सुधार विभाग ) के परिपत्र संख्या 773 
दिनांक 27.03.2006 में उपलिखित प्रावधानों के तहत् आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र - क में विभागीय अधिसूचना संख्या 
1387 दिनांक 31.09.2009 द्वारा आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । इस निमित्त 
विभागीय अधिसूचना संख्या 1380 दिनांक 31.09.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचलान हेतु तत्कालीन संयुक्त निदेशक , 
ईख विकास , मुख्यालय, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपने 
प्रतिवेदन में सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया और आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को आधार मानकर 
ही प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । पूर्व के संचालित विभागीय कार्यवाही के प्रतिवेदन पर अभी तक कोई निर्णय न लेते हुए 
अपराधिक मामले में संबंधित न्यायालय में दायर वाद में न्याय निर्णय होने तक प्रतीक्षा करने का आदेश हैं । 

5. चुंकि श्री सुधाकर पाण्डेय, तत्कालीन विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज सम्प्रति विशेष ईख पदाधिकारी, पटना 
(प्रतिनियुक्त मुख्यालय) के विरूद्ध अभी भी अपराधिक मामला लंबित है, अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1)(ग ) के तहत् पत्र निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता हैं । 

6. निलम्बन की अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय ईखायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता हैं । 
7. निलम्बन अवधि में नियमानुकूल जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा । 
8. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 19 फरवरी 2014 


15 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

5 फरवरी 2014 
सं 0 3 / आ02-04 / 14-74 – श्रीमती निर्मला प्रसाद, बिहार शिक्षा सेवा, तत्कालीन केन्द्राधीक्षक, राजकीय उच्च 
विद्यालय, मंगल तलाब के नजदीक, पटना सिटी सम्प्रति प्राचार्या, बी 0 एन0 आर0 ट्रेनिगं कॉलेज, गुलजारबाग पटना को 
कर्मचारी चयन आयोग (एस ०एस० सी ०) द्वारा दिनांक 04.09.2011 को आयोजित परीक्षा में उनके द्वारा बरती गयी अनियमितता 
एवं एस0 एस 0 सी 0 द्वारा दिये गए मार्ग निदेश के उल्लंघन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 9 (i) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन 
किया जाता है । 

(ii ) निलंबन अवधि में श्रीमती प्रसाद का मुख्यालय प्रशासन निदेशालय , बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है । 
(iii ) निलंबन अवधि में श्रीमती प्रसाद को उक्त नियमावली के नियम -10 के प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन 

निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन अवधि के मुख्यालय से किया जायगा । 
(iv) प्रपत्र - क के साथ विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , निदेशक (प्रशासन)-सह - अपर सचिव । 


१ 


VIGILANCE DEPARTMENT 

FORM No.I 
DECLARATION 

The 6th February 2014 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. / Stha (Vi.Nya .)-01/2014-691 — WHEREAS, It is alleged that Md. Fakre Alam , 
retd . IAS the then Vice Chairman PRDA , Patna (Addl. Secretary Institutional Finance Program 
Implementation Deptt.) S/ o Late Md. Kamruddin Ahmad , At Kishanganj Bazar, Distt. 
Kishanganj, Permanent Address: Mohalla Samanpura , Near Old Masjid Raja Bazar , P.S. - Shastri 
Nagar, Distt. - Patna , while holding the post of the then Vice Chairman PRDA , Patna & Addl. 
Secretary Institutional Finance Program Implementation Deptt . and serving in different capacities 
under Bihar Government , committed the offence of criminal misconduct defined under clause ( e ) of sub 
section ( 1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being 
investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 23/2000 dated. 21-10-2000 . 

AND WHEREAS , on scrutiny of relevant materials available on record , the State 
Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal 
misconduct by said the then Vice Chairman PRDA , Patna & Addl. Secretary Institutional Finance 
Program Implementation Deptt., who has accumulated properties disproportionate to his known 
sources of income by resorting to corrupt means. 

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said 
offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special 
Court Established under sub - section ( 1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009 ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 5 of 
Bihar Special Courts Act, 2009 , the State Government do hereby declare that the said offence be dealt 
with under the provision of Special Courts Act, 2009 . 

By the order of the Governor of Bihar , 

Sd/-Illegible, Principal Secretary. 


16 


PER JGIC , 19 a 2014 


VIGILANCE DEPARTMENT 

FORM No. I 
DECLARATION 

The 10th February 2014 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. /Stha ( Vi.Nya .)- 03/ 2014-772 — WHEREAS, It is alleged that Sri Manoj 
Kumar , Alias Manoj Ram S /o Ram Janam Ram the then District Manager, Bihar State Food 
Corporation , Vaishali , Permanent Address - Village - Lahthan , P.O - Bhikhanpura , P.S -Agiaon Bazar , 
Distt - Bhojpur, Present Address-Village -Sahbajpur, P.S -Ahiyapur, Distt.- Muzaffarpur, while 
holding the post of the then District Manager , Bihar State Food Corporation , Vaishali and serving in 
different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined 
under clause (e ) of sub -section ( 1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the 
matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig . P.S. Case No. 54/2011 dated. 12 
08-2011 . 

AND WHEREAS , on scrutiny of relevant materials available on record , the State 
Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal 
misconduct by said the then District Manager, Bihar State Food Corporation , Vaishali, who has 
accumulated properties disproportionate to his known sources of incomeby resorting to corrupt means. 

AND WHEREAS , it is felt necessary and expedient by the Government that the said 
offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special 
Court Established under sub - section ( 1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009 ; 

NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 5 of 
Bihar Special Courts Act , 2009 , the State Government do hereby declare that the said offence be dealt 
with under the provision of Special Courts Act, 2009. 

By the order of the Governor of Bihar, 

Sd /-Illegible, Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JUIC , 48—571 + 130 - Octotoj 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


